रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/99 


भारत 
The Gazette of India 

राजपत्र 


सं . 257 ] 
No. 257 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 09092021-229518 


CG - DL - E - 09092021-229518 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I— खण्ड 1 

PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 9 , 2021 / भाद्र 18 , 1943 

NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 9 , 2021 / BHADRA 18 , 1943 

, 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 2021 

फा . सं . 17 / 2 / 2021 - ईपी ( एग्री . IV ) . – केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना सं . 17/3/2018 - ईपी ( एग्री- IV ) दिनांक 
27.02.2019 के तहत विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता ( टीएमए ) स्कीम शीर्षक ' से एक 
स्कीम आरंभ की थी । इस स्कीम में अधिसूचना सं . 17/3/2018 - ईपी ( एग्री- IV ) दिनांक 06.06.2019 , अधिसूचना 
सं . 7 / 3 / 2018 - ईपी ( एग्री- IV ) दिनांक 17.03.2020 और अधिसूचना सं . 17 / 3 / 2018 - ईपी ( एग्री- IV ) दिनांक 
27.04.2020 के तहत अन्य संशोधन किए गए थे । अब ' विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए संशोधित परिवहन और विपणन 
सहायता स्कीम ( टीएमए ) ' आरंभ करने का निर्णय लिया गया है जो दिनांक 01.04.2021 को अथवा उसके बाद किए गए 
निर्यातों पर लागू होगी । पूर्ववर्ती स्कीम दिनांक 31.03.2021 तक किए गए निर्यातों के लिए प्रचालन में रहेगी । 

2 . 

भूमिका एवं उद्देश्य 


विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए " परिवहन एवं विपणन सहायता " ( टीएमए ) स्कीम का उद्देश्य कृषि उत्पादों के मालभाड़े एवं 
विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराना है जिससे ट्रांस - शिपमेंट के कारण विशिष्ट कृषि उत्पादों के 
निर्यात के परिवहन की उच्च लागत की हानि में कमी होगी और विदेश स्थित विनिर्दिष्ट बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों 
के लिए ब्रांड पहचान संवर्धन होगा । 

3 . 

कवरेज 

( क ) 

विदेश व्यापार नीति के अनुसार संगत निर्यात संवर्धन परिषद में विधिवत पंजीकृत पात्र कृषि उत्पादों के सभी 
निर्यातक इस स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाएंगे । 

5016 GI / 2021 


( 1 ) 


2 


[ PART I— SEC . 1 ] 

( ख ) यह सहायता अधिसूचित दरों पर समय - समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुमत देशों को पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के 
लिए उपलब्ध होंगी । 

4. प्रयोजनीयता : यह स्कीम 1.04.2021 से 31.03.2022 तक किए गए निर्यातों पर लागू होगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


5. उत्पादों की पात्रता : यह सहायता , अनुबंध -1 में उल्लिखित उत्पादों को छोड़कर , समुद्री एवं रोपण उत्पादों सहित 
एचएसएन अध्याय 1 से 24 में शामिल सभी कृषि उत्पादों के निर्यात पर उपलब्ध कराई जाएगी । 

6. सहायता का पैटर्न 

( क ) टीएमए के तहत सहायता अदा किए गए मालभाडे की क्षतिपूर्ति के भाग के रूप में सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए नगद में 
उपलब्ध कराई जाएगी । एफओबी आपूर्तियों को जहां भारतीय निर्यातकों द्वारा कोई मालभाड़ा अदा नहीं किया गया , इस 
स्कीम के तहत शामिल नहीं किया जाएगा । 


( ख ) भिन्न क्षेत्रों के लिए सहायता का स्तर भिन्न होगा जैसा कि पात्र उत्पादों के निर्यात के लिए समय - समय पर 
अधिसूचित किया गया है । टीएमए के तहत सहायता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पात्र निर्यात गंतव्यों / देशों की सूची अनुबंध -2 में 
दी गई है । 


( ग ) यह सहायता निर्यातकों द्वारा इंडेम्निटी क्षतिपूर्ति बांड के साथ बिल ऑफ लौडिंग / एयर वे बिल , निर्यात के फलीभूत 
नहीं होने की स्थिति में स्कीम के तहत सहायता के रूप में प्राप्त राशि को वापस करने की अंडरटेकिंग देने पर ही स्वीकार्य 
होगी । 


( घ ) ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए ही इस स्कीम की अनुमति दी जाएगी । 

( ड . ) इस स्कीम में हवाई मार्ग एवं समुद्री मार्ग से ( सामान्य और रीफर कार्गो दोनों ) किए गए निर्यातों हेतु माल भाडा और 
विपणन सहायता शामिल है । 


( च ) उत्पादों के समुद्री मार्ग से निर्यात के लिए टीएमए पूरे बीस फीट इक्वीवेलेंट यूनिट ( टीईयू ) कंटेनरों के लिए भुगतान 
किए गए माल भाड़ा पर आधारित होगा । यह सहायता ( i ) कंटेनर लोड से कम ( एलसीएल ) और ( ii ) कंटेनर में उपयुक्त और 
गैर उपयुक्त दोनों वर्गों के कार्गों होने पर उपलब्ध नहीं होगी । इसके अतिरिक्त , यदि कार्गों बल्क / ब्रेक बल्क मोड में शिप्ड 
किया जाता है तो कोई टीएमए उपलब्ध नहीं होगा । चालीस फीट के कंटेनर को दो टीईयू माना जाएगा । 


( छ ) वायुयान द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों के लिए सहायता निर्यात कार्गो के निवल भार पर प्रति किलोग्राम माल भाडा 
शुल्क , जिसकी गणना पूर्ण किलोग्राम आधार पर , उसके किसी भाग को शामिल न करते हुए की जाएगी । 

( ज ) यह सहायता अनुबंध -3 में दी गई अधिसूचित दरों पर प्रदान की जाएगी । 

7. टीएमए के लिए अपात्र निर्यात की श्रेणी 

इस स्कीम के तहत निम्नलिखित निर्यात श्रेणी / क्षेत्र अपात्र होगें : 


( i ) एफटीपी के पैरा 2.46 के तहत शामिल किए गए आयातित माल के निर्यात | 

( ii ) 

ट्रांस शिपमेंट के माध्यम से निर्यात अर्थात निर्यात जिनका उद्गम तीसरे देश में हुआ किंतु जिनका भारत से होकर 
ट्रांस - शिप किया गया । 


( ii ) 

यदि विशिष्ट रूप से अधिसूचित न किया गया हो तो , आईटीसी ( एचएस ) में निर्यात नीति की अनुसूची -2 के 
तहत निर्यात के लिए निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित मदें । 


( iv ) 

यदि विशिष्ट रूप से अधिसूचित न किया गया हो , तो न्यूनतम निर्यात कीमत अथवा निर्यात शुल्क के अध्यधीन 
निर्यात उत्पाद । 


( v ) 

8. स्कीम के तहत सहायता लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया 


ई - कामर्स का उपयोग करते हुए कुरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से माल का निर्यात | 


टीएमए की प्रतिपूर्ति क्रियाविधि पुस्तिका अध्याय 7 ( क ) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों 
द्वारा की जाएगी । 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 

9. दावा , लेखा परीक्षा , वसूली एवं दंडात्मक कार्रवाई की संवीक्षा के लिए तंत्र 

डीजीएफटी दावा , किए गए भुगतान की लेखा परीक्षा , भुगतान की गई अपात्र / अधिक सहायता की वसूली , इन वसूलियों 
पर ब्याज की संवीक्षा के लिए कार्य पद्धति निर्धारित करेगा । चूककर्ता विदेश व्यापार ( विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1992 , के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाए गए नियम और आदेशों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए 
उत्तरदायी होगें । 


अध्याय 3 

अध्याय 7 


अध्याय 10 


टीएमए स्कीम के तहत सहायता के लिए अपात्र कृषि उत्पादों की सूची 

इस स्कीम के तहत , निम्नलिखित अपवादों के साथ , एचएसएन अध्याय 1 से 24 के तहत आने वाले सभी कृषि उत्पादों के 
लिए सहायता प्रदान की जाएगी : 

अध्याय 

अध्याय 1 , 2 और 

5 


अध्याय 13 और 
14 


अध्याय 17 


अध्याय 22 और 

24 


क्षेत्र 


पश्चिमी अफ्रीका 


एचएस कोड 

सभी एचएस कोड 


030,617 

0703 


1001 , 1006 


सभी एचएस कोड 


1701 , 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1703 

सभी एचएस कोड 


विवरण 


जीवित पशु 

मांस और खाद्य योग्य मांस छिछडे 

- पशु उद्गम के उत्पाद , कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं 

- अन्य श्रिम्प्स और झींगे : 


प्याज , छोटे प्याज , लहसुन , लीक्स और अन्य लशुनी सब्जियां , 

ताजा या प्रशीतित 


गेहूं और मेसलिन 

चावल 


- 


लाख ; गोंद , रेजिन और अन्य सब्जी के रस और अर्क 

वनस्पति प्लैटिंग सामग्री ; वनस्पति उत्पाद कहीं और निर्दिष्ट या 
शामिल नहीं हैं 


3 


अनुबंध - 1 


पेय पदार्थ , स्प्रिट और सिरका 

तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू स्थानापन्न 


गन्ना या चुकदर शर्करा और रासायनिक रूप से शुद्ध इक्षु शकर्रा , ठोस 
रूप में अपरिष्कृत चीनी जिसमें स्वाद या रंजक पदार्थ जोड़ा न गया हो । 
- शक्कर के निस्सारण या परिष्करण के परिणामस्वरूप प्राप्त सीरा । 


टीएमए के तहत प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात गंतव्यों / देशों की सूची 


अनुबंध- 2 


देश नाम 

, 

अल्जीरिया , अंगोला , बोत्सवाना , बेनिन , बुर्किना फासो , केप वर्डे , कैमरून , मध्य अफ्रीकी गणराज्य 
( सीएआर ) , चाड , कोमोरोस , कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य , कांगो गणराज्य , कोटे डी आइवर , 
इक्वेटोरियल गिनी , गैबॉन , गाम्बिया , घाना , गिनी , गिनी - बिसाऊ , लाइबेरिया , लीबिया , माली , 
मॉरिटानिया , मोरक्को , नामीबिया , नाइजर , नाइजीरिया , साओ टोम और प्रिंसिपे , सेनेगल और सिएरा 
लियोन । 


4 


पूर्व अफ्रीका 


यूरोप 


खाड़ी 


उत्तरी अमेरिका 


आसियान 


चीन 


दक्षिण अमेरिका 


क्षेत्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


पश्चिमी अफ्रीका 

पूर्वी अफ्रीका 

यूरोप 

खाड़ी 

उत्तरी अमेरिका 

आसियान 


[ PART I— SEC . 1 ] 

बुरुंडी , जिबूती , मिस्र , इरिट्रिया , इस्वातिनी ( पूर्व में स्वाज़ीलैंड ) , इथियोपिया , केन्या , लेसोथो , 
मेडागास्कर , मलावी , मॉरीशस , मोज़ाम्बिक , रवांडा , सेशेल्स , सोमालिया , दक्षिण अफ्रीका , दक्षिण 
सूडान , सूडान , तंजानिया , ट्यूनीशिया , युगांडा और जाम्बिया । 


अल्बानिया , अंडोरा , ऑस्ट्रिया , बेल्जियम , बोस्निया और हर्जेगोविना , बुल्गारिया , क्रोएशिया , साइप्रस , 
चेक गणराज्य , डेनमार्क , एस्टोनिया , फिनलैंड , फ्रांस , जर्मनी , ग्रीस , हंगरी , आइसलैंड , आयरलैंड , 
इटली , कोसोवो , लातविया , लिकटेंस्टीन , लिथुआनिया , लक्जमबर्ग , मैसेडोनिया , माल्टा , मोनाको , 
मोंटेनेग्रो , नीदरलैंड , नॉर्वे , पोलैंड , पुर्तगाल , रोमानिया , सैन मैरिनो , सर्बिया , स्लोवाकिया , 
स्लोवेनिया , स्पेन , स्वीडन , स्विट्जरलैंड , तुर्की , यूनाइटेड किंगडम , वेटिकन सिटी 


बहरीन , इराक , ईरान , जॉर्डन , कुवैत , ओमान , कतर , सऊदी अरब , सीरिया , संयुक्त अरब अमीरात , 

यमन । 


रूस और सीआईएस ताजिकिस्तान , तुर्कमेनिस्तान , यूक्रेन , उजबेकिस्तान । 

सुदूर पूर्व 

जापान , उत्तर कोरिया , दक्षिण कोरिया , मंगोलिया । 

ओशिनिया 


एंटीगुआ और बारबुडा , बहामास , बारबाडोस , बेलीज , कनाडा , कोस्टा रिका , क्यूबा , डोमिनिका , 
डोमिनिकन गणराज्य , अल सल्वाडोर , ग्रेनाडा , ग्वाटेमाला , हैती , होंडुरास , जमैका , मैक्सिको , 
निकारागुआ , पनामा , सेंट किट्स एंड नेविस , सेंट लूसिया , सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइंस , त्रिनिदाद और 
टोबैगो , संयुक्त राज्य अमेरिका । 


ब्रुनेई दारुस्सलाम , कंबोडिया , इंडोनेशिया , लाओस , मलेशिया , म्यांमार , फिलीपींस , सिंगापुर , 
थाईलैंड , वियतनाम । 


आर्मेनिया , अजरबैजान , बेलारूस , जॉर्जिया , कजाकिस्तान , किर्गिस्तान , मोल्दोवा , रूस , 


ऑस्ट्रेलिया , फिजी , किरिबाती , मार्शल आइलैंड्स , माइक्रोनेशिया , नाउरू , न्यूजीलैंड , पलाऊ , पापुआ 
न्यू गिनी , समोआ , सोलोमन आइलैंड्स , टोंगा , तुवालु , वानुअतु । 

पीआरसी चीन , हांगकांग , ताइवान | 

अर्जेंटीना , बोलीविया , ब्राजील , चिली , कोलंबिया , इक्वाडोर , गुयाना , पेरू , पराग्वे , सूरीनाम , उरुग्वे , 
वेनेजुएला । 


टीएमए के तहत सहायता की अंतर दर ( राशि भारतीय रुपये में ) 

प्रति टीईयू राशि ( सामान्य ) 

प्रति टीईयू राशि ( रीफर ) 


16800 

16800 

14700 

12600 

31500 

8400 


29400 

31500 

31500 

21000 

43050 

18900 


अनुबंध -3 


विमान से ( प्रति किलोग्राम 

राशि ) 

1.68 

1.68 

2.24 

1.40 

5.60 

1.40 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 

रूस और सी . आई . एस . 

सुदूर पूर्व 

ओशियाना 


चीन 

दक्षिण अमेरिका 


3 . 

( a ) 


( b ) 


4 . 


New Delhi , the 9th September , 2021 

F. No. 17 / 2 / 2021 - EP ( Agri.IV ) . The Central Government had introduced a Scheme titled 
" Transport and Marketing Assistance ( TMA ) for Specified Agriculture Products Scheme vide Notification 
No. 17 / 3 / 2018 - EP ( Agri.IV ) dated 27.02.2019 . The Scheme was further amended vide Notification 
No. 17 / 3 / 2018 - EP ( Agri.IV ) dated 06.06.2019 , Notification no . 7 / 3 / 2018 - EP ( Agri.IV ) dated 17.03.2020 
and Notification no . 17 / 3 / 2018 - EP ( Agri.IV ) dated 27.04.2020 . It has now been decided to introduce the 
' Revised Transport and Marketing Assistance ( TMA ) for Specified Agriculture Products Scheme ' 
for the exports effected on or after 01.04.2021 . The earlier scheme would remain in operation for the 
exports effected up to 31.03.2021 . 

Introduction and Objective 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 

The " Transport and Marketing Assistance " ( TMA ) for specified agriculture products scheme aims to 
provide assistance for the international component of freight and marketing of agricultural produce which 
is likely to mitigate disadvantage of higher cost of transportation of export of specified agriculture products 
due to trans - shipment and to promote brand recognition for Indian agricultural products in the specified 
overseas markets . 

Coverage 


31.03.2022 


6 . 

( a ) 


18900 

12600 

25200 

0 

35700 


( b ) 


33600 

18375 

36750 

18900 

47250 


( c ) 


5 


1.40 

1.68 

5.60 

1.68 

7.00 

दिवाकर नाथ मिश्रा , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 


All exporters , duly registered with relevant Export Promotion Council as per Foreign Trade Policy , 
of eligible agriculture products shall be covered under this scheme . 


5. Eligibility of Products : The assistance will be provided on export of all agriculture products 
covered in HSN chapter 1 to 24 including marine and plantation products , except those mentioned in 
Annexure - 1 . 


The assistance , at notified rates , will be available for export of eligible agriculture products to the 
permissible countries , as specified from time to time . 

Applicability : The Scheme would be applicable for the exports effected from 1.4.2021 to 


Pattern of Assistance 

Assistance under TMA would be provided in cash through direct bank transfer as part 
reimbursement of freight paid . FOB supplies , where no freight is paid by Indian exporters , are not 
covered under this scheme . 


The level of assistance would be different for different regions as notified from time to time for 
export of eligible products . List of export destinations / countries in each region eligible for 
assistance under TMA are mentioned in Annexure - 2 . 


The assistance shall be admissible on the production of Bill of Lading / Airway Bill with an 
indemnity bond to be submitted by the exporter , undertaking to refund the amount received as 
assistance under the scheme in case the export does not fructify . 


6 


( d ) 

( e ) 


( f ) 


( g ) 


( iii ) 


( iv ) 


Assistance for products exported by air would be based on per kilogram freight charges on net 
weight of the export cargo , calculated on full kilogram basis , ignoring any fraction thereof . " 

( h ) 

The assistance will be provided at the rates as notified in Annexure - 3 . 

7 . 

Categories of export ineligible for TMA 

The following exports categories / sectors shall be ineligible under this scheme : 

( i ) 

Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of the FTP . 

( ii ) 

Exports through trans - shipment , i.e. exports that are originating in third country but trans- shipped 
through India . 


( v ) 

8 . 


The scheme shall be admissible for the exports made through EDI ports only . 

The scheme covers freight and marketing assistance for export by air as well as by sea ( both 
normal and reefer cargo ) . 


For export of products by sea , TMA will be based on the freight paid for a full Twenty - feet 
Equivalent Unit ( TEU ) containers . The assistance will not be available for ( i ) Less than Container 
Load ( LCL ) and ( ii ) a container having both eligible and ineligible category of cargo . Further , no 
TMA is available where the cargo is shipped in bulk / break bulk mode . A forty feet container will 
be treated as two TEUs . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Items , which are restricted or prohibited for export under Schedule - 2 of Export Policy in ITC 
( HS ) , unless specifically notified . 


Export products which are subject to Minimum Export Price or export duty , unless specifically 
notified . 


Export of goods through courier or foreign post offices using e - Commerce . 

Procedure for Availing Assistance under the Scheme 

TMA would be reimbursed through the Regional Authoritics of DGFT as per the procedure laid down in 
Chapter 7 ( A ) of Handbook of Procedures . 


[ PART I - SEC . 1 ] 


9 . 

Mechanism for Scrutiny of the claims , audit , recovery and penal action 

DGFT will lay down procedure for scrutiny of the claims , audit of the payments made , recovery of the 
incligible / excess paid assistance , interest on such recoveries . The defaulters shall be liable for penal action 
under the provisions of Foreign Trade ( Development & Regulation ) Act , 1992 , Rules and orders made 
thereunder . 


Chapter 

Chapters 1 , 2 
& 5 


Chapter 3 

Chapter 7 


List of agriculture products NOT eligible for assistance under TMA Scheme 

The assistance under the Scheme is available for all agriculture products covered in HSN chapter 1 to 24 
with the following exceptions : 

HS Codes 

All HS 
Codes 


Chapter 10 


030617 

0703 


1001 , 

1006 


Annexure - 1 


Description 

- Live animals 

- Meat and Edible Meat Offal 

- Products of Animal Origin , not elsewhere specified or included 

- Other shrimps and prawns : 


-Wheat And Meslin 

-Rice 


Onions , shallots , garlic , leeks and other alliaceous vegetables , fresh or 
chilled 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


Chapter 

Chapters 13 All 
& 14 


Chapter 17 


Chapters 22 
and 24 


Region 


West Africa 


East Africa 


Europe 


Gulf 


North America 


ASEAN 


Russia & CIS 


Far East 


Oceania 


China 


HS Codes 

HS 


South America 


Codes 


1701 , 


1703 

All 

Codes 


HS 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


Description 

- Lac ; Gums , Resins and other Vegetable Saps and Extracts 

Vegetable Plaiting Materials ; Vegetable Products not elsewhere specified 
or included 


-Cane Or Beet Sugar And Chemically Pure Sucrose , In Solid Form - Raw 
Sugar Not Containing Added Flavouring Or Colouring Matter ; 
-Molasses resulting from the extraction or refining of sugar 


- Beverages , Spirits and Vinegar 

- Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes 


List of Export destinations / countries in each region under TMA 

Country Name 

Algeria , Angola , Botswana , Benin , Burkina Faso , Cape Verde , Cameroon , Central 
African Republic ( CAR ) , Chad , Comoros , Democratic Republic of the Congo , 
Republic of the Congo , Cote d'Ivoire , Equatorial Guinea , Gabon , Gambia , Ghana , 
Guinea , Guinea - Bissau , Liberia , Libya , Mali , Mauritania , Morocco , Namibia , Niger , 
Nigeria , Sao Tome and Principe , Senegal and Sierra Leone . 


Annexure - 2 


7 


Burundi , Djibouti , Egypt , Eritrea , Eswatini ( formerly Swaziland ) , Ethiopia , Kenya , 
Lesotho , Madagascar , Malawi , Mauritius , Mozambique , Rwanda , Seychelles , Somalia , 
South Africa , South Sudan , Sudan , Tanzania , Tunisia , Uganda and Zambia . 


Albania , Andorra , Austria , Belgium , Bosnia and Herzegovina , Bulgaria , Croatia , 
Cyprus , Czech Republic , Denmark , Estonia , Finland , France , Germany , Greece , 
Hungary , Iceland , Ireland , Italy , Kosovo , Latvia , Liechtenstein , Lithuania , 
Luxembourg , Macedonia , Malta , Monaco , Montenegro , Netherlands , Norway , Poland , 
Portugal , Romania , San Marino , Serbia , Slovakia , Slovenia , Spain , Sweden , 
Switzerland , Turkey , United Kingdom , Vatican City . 


Bahrain , Iraq , Iran , Jordan , Kuwait , Oman , Qatar , Saudi Arabia , Syria , United Arab 
Emirates , Yemen . 


Brunei Darussalam , Cambodia , 
Philippines , Singapore , Thailand , Vietnam . 


Antigua and Barbuda , Bahamas , Barbados , Belize , Canada , Costa Rica , Cuba , 
Dominica , Dominican Republic , El Salvador , Grenada , Guatemala , Haiti , Honduras , 
Jamaica , Mexico , Nicaragua , Panama , Saint Kitts and Nevis , Saint Lucia , Saint Vincent 
and the Grenadines , Trinidad and Tobago , United States of America . 

Indonesia , Laos , Malaysia , Myanmar , 


Armenia , Azerbaijan , Belarus , Georgia , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Moldova , Russia , 
Tajikistan , Turkmenistan , Ukraine , Uzbekistan . 

Japan , North Korea , South Korea , Mongolia . 


Australia , Fiji , Kiribati , Marshall Islands , Micronesia , Nauru , New Zealand , Palau , 
Papua New Guinea , Samoa , Solomon Islands , Tonga , Tuvalu , Vanuatu . 

PRC China , Hong Kong , Taiwan . 

Argentina , Bolivia , Brazil , Chile , Colombia , Ecuador , Guyana , Peru , Paraguay , 
Suriname , Uruguay , Venezuela . 


8 


Differential rate of assistance under TMA ( Amount in Indian Rupees ) 

Amount Per TEU 

Amount Per TEU 

( Normal ) 

( Reefer ) 

29400 

31500 

31500 

21000 

43050 

18900 

33600 

18375 

36750 

18900 

47250 


Region 


West Africa 

East Africa 


Europe 

Gulf 

North America 

ASEAN 

Russia & CIS 

Far East 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Occania 

China 

South America 


16800 

16800 

14700 

12600 

31500 

8400 

18900 

12600 

25200 

0 
35700 


[ PART I - SEC . 1 ] 
Annexure - 3 


By Air 

( Amount per kilogram ) 

1.68 

1.68 

2.24 

1,40 

5.60 

1.40 

1.40 

1.68 

5.60 

1.68 

7.00 


DIWAKAR NATH MISRA , Jt . Sccy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.09.09 21:57:36 + 05'30 ' 


